OU 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 ज्येष्ठ, 1940 ( श०) 
25 मई , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 534 राँची, शुक्रवार 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
15 मई , 2018 


संख्या- 4/ अवकाश - 05 -20 / 2014 का .- 3200-- श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, झा०प्र०से० 
( चतुर्थ बैच, गृह जिला- देवघर), कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर , 2016 
से 10 अगस्त , 2017 तक उपभोग किये गये के अवकाश को निम्नवत् रूप से स्वीकृति प्रदान की 


जाती है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 25 मई , 2018 


(i) दि० 08.10. 2016 से 05.04.2017 तक :- वित्त विभाग संकल्प सं० -551 दिनांक 

01. 03.2007 एवं 997 दिनांक - 01.07. 2010 
(कुल 180 दिन ) 

के तहत मातृत्व अवकाश के रूप में , 


( ii ) दि० 06. 04. 2017 से 02.07. 2017 तक :- उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के 

नियम 227, 230 एवं 248 के तहत । 
( कुल 88 दिन ) 


( iii) दि० 03.08. 2017 से 10 .08. 2017 तक :- अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के 
(कुल 39 दिन ) 

नियम 232 के तहत | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 534 - - 50 


